निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 312 ) 


____ 16 आषाढ 1931 ( AO ) 
पटना, मंगलवार 7 जुलाई 2009 


(सं० टी 1 / स्था (12) – नि0 - 143 / 2008 - 1458 ) 

श्रम, संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एव प्रशिक्षण बिहार पटना । 


संकल्प 

3 जुलाई 2009 
विषय : - श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण ( प्रशिक्षण पक्ष) के 

अधीनस्थ 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के निमित अंग्रेजी 
अनुदेशक के कुल 76 (छिहत्तर) पदों पर अनुबंध / आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन की स्वीकृति । 

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा के विकास हेतु उनके 
अंग्रेजी ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि प्रतिस्पर्धा के इस युग में 
राष्ट्रीय / अर्न्तराष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उन्हें रोजगार का प्रर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके । अतएव राज्य के 
वर्तमान 38 औ0 प्र0 संस्थानों में अनुलग्नक - 1 में अंकित मानदण्डों के अनुरूप संस्थानों में अनुबंध / आउटसैसिंग के 
आधार पर 76 अंग्रेजी अनुदेशकों के नियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इन पदों का वितरण विभिन्न 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुलग्नक - 2 में अंकित विवरणी की अनुसार किया जाएगा । अंग्रेजी की पाठ्यचर्या 
का निर्धारण SCVT / NCVT द्वारा किया जाएगा । 
अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति हेतु शर्ते और प्रावधान निम्नवत होंगे : 

1. कुल पद - अंग्रेजी अनुदेशकों के कुल पदों की संख्या 76 (छियहतर ) होगी । ये पद गैर योजना के 
अंतर्गत अस्थाई पद होंगे । इन पदों के संस्थानवार आवंटन का मानक एवं संस्थानवार आवंटन की विवरणी क्रमशः 
अनुलग्नक - 1 एवं अनुलग्नक - 2 पर दी गई है । 

2. पदों पर नियोजन - इन अस्थाई पदों पर संविदा ( अनुबंध ) / आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन किया 
जायेगा । 

3. वेतनमान / मानदेय - इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त अनुदेशकों को नियमित अनुदेशकों के 
लिए वर्तमान में निर्धारित वेतनमान् का प्रारंभिक मूल वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया 
भत्ता के बराबर राशि अर्थात 5000 + 2500 + 2625 + 375 = 10500 रूपया मात्र प्रतिमाह Lumpsum देय होगी । इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी । बढ़ोत्तरी के आधार पर पारिश्रमिक का पुनरीक्षण कार्मिक एवं प्रशासनिक 
सुधार विभाग एतद् विषयक परिपत्र के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जाता रहेगा । यही पारिश्रमिक आउटसोर्सिंग 


जाएगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जुलाई 2009 
के आधार पर सेवा लिए जाने की दशा में प्रति अनुदेशक भुगतान किया जाएगा । परन्तु ऐसी दशा में सेवा प्रदाता 
एजेन्सी को कुल राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत कमीशन देय होगा । 

4. उम्र सीमा – संविदा / आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति की उम्र सीमा नियुक्ति वर्ष की 1लीं जनवरी को 
न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम निम्न प्रकार होगी : 

( क ) सामान्य कोटि ( पुरूष ) - 37 वर्ष 
( ख ) सामान्य कोटि ( महिला ) - 40 वर्ष 
( ग ) पिछडा / अत्यन्त पिछडा वर्ग (पुरूष / महिला) - 40 वर्ष 

( घ ) अनु० जाति / जनजाति (पुरूष / महिला) - 42 वर्ष 
5. पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - अंग्रेजी विषय में स्नातक आनर्स । 

वांछनीय योग्यता - अंग्रेजी विषय में स्नातोकोत्तर एवं कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त उम्मीदवारों को 
प्राथमिकता दी जाएगी । 

6. आरक्षण नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण नियम लागू होंगें । 

7. नियोजन की प्रकिया - श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा 
आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियोजन किया जाएगा । चयनित उम्मीदवारों की संविदा पर 
नियुक्ति निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण करेंगे । आउटसोर्सिंग माध्यम से नियोजन हेतु भी लिखित परीक्षा एवं 
साक्षात्कार के आधार पर नियोजन किया जाएगा । 

8. अवकाश - कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 28 
जूलाई 2007 की कंडिका - 5 के अनुसार संविदा अथवा आउटसोर्सिंग माध्यम से नियोजित कर्मी को सरकारी सेवकों 
को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य छुट्टियाँ अनुमान्य नहीं होगीं । छ : माहों की अवधि के संविदा 
आधारित नियोजन के संदर्भ में सरकारी सेवकों को अनुमान्य वार्षिक आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या के आधा 
की संख्या में आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा । परन्तु ऐसे कर्मियों को राजपत्रित अवकाश अनुमन्य होगा । 

9. व्ययभार एवं बजट उपबंध - अंग्रेजी अनुदेशकों की नियुक्ति में वार्षिक अनुमानित व्यय भार कुल 
रूपया 95, 76,000 (पनचानवे लाख छिहत्तर हजार रू0 )मात्र होगा । यह राशि कंडिका 3 के आलोक में बढ़ सकती है । 

अंग्रेजी अनुदेशकों का भुगतान बजट मुख्य शीर्ष - 2230 – श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष - 03 
प्रशिक्षण, लघु शीर्ष - 101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांग संख्या 26 - उप शीर्ष - 001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों 
का प्रशासन राज्य परिषद - विपत्र कोड - एन0 2230031010001 के 0501 "विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां इकाई 
से किया जाएगा । राशि की व्यवस्था वर्तमान बजट उपबंध / अनुपूरक बजट / आकस्मिकता निधि से किया जायेगा । 

___ 10 . निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी - अंग्रेजी अनुदेशकों के वेतन / मानदेय के निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी संबंधित औ0 प्र0 संस्थान के प्राचार्य होगें तथा निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण नियंत्रण पदाधिकारी 
होंगे । 

11. उपरोक्त निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित है । 
12. यह संकल्प वित्त विभाग की सहमति से निर्गत है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असधारण अंक में प्रकाशित कराया 
जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह० / - अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जुलाई 2009 


अनुलग्नक - 1 
औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी शिक्षक के 76 पदों के संस्थानवार आवंटन की मानक विवरणी 


क्रमांक । 


छात्रों की संख्या / संस्थान 


प्रति संस्थान अंग्रेजी 
शिक्षकों की संख्या 


कुल 


अंग्रेजी शिक्षकों 
की संख्या 


संस्थान 


1 


1- 200 तक के छात्रों वाला 

तक के छात्रों वाला 


1 


17 


। । 


__ 2 | 201 – 400 तक " " 
3 401 - 800 तक " " 


2 
3 


| 801 - 1000 तक " 


" 


5 


1000 से अधिक " " 


5 


1 


5 


कुल 


76 शिक्षक 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह० ) - अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जुलाई 2009 


अनुलग्नक - 2 
औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी शिक्षकों के 76 पदों के संस्थानवार आवंटन की 

विवरणी 
क्रमांक संस्थानों का नाम 

स्वीकृत सीटों की संस्थान में अभ्युक्ति 

संख्या सृजित किये जाने 
( सुपरन्यूमरी अंग्रेजी शिक्षकों 
सहित ) 

की संख्या 


1 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,दीघाघाट , पटना 


1263 


2 | औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , मुजफ्फरपुर 


900 


3 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया 


710 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , दरभंगा 


577 


5 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी 


417 


6 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर 


577 


7 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , मोतिहारी 


539 


8 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार 


578 


9 | औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , भागलपुर 


844 


| औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा 


464 


11 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया 


407 


12 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा 


407 


13 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , बेतिया 


491 


312 


14 
15 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर 
औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर 


331 


16 | 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, फारविसगंज 


293 


17 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , सुपौल 


397 


18 | औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथुआ 


293 


19 | औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, वेगुसराय 


350 


20 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोघरडीहा 


255 


21 


| 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , हिलसा नालंदा 


218 


22 


| 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर 


90 


23 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , जमुई 


126 


24 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , बॉका 


__ 126 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जुलाई 2009 


क्रमांक 


संस्थानों का नाम 


अभ्युक्ति 


स्वीकृत सीटों की 

संख्या 
( सुपरन्यूमरी 

सहित ) 


संस्थान में 
सृजित किये जाने 
अंग्रेजी शिक्षकों 
की संख्या 


| औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णियाँ 


126 


26 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , सहरसा 


126 


27 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , कैमूर 


126 


28 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याण विगहा 


126 


29 


औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , विस्फी मधुवनी 


126 


30 | औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा 


126 


31 


| महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना 


91 


32 


महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , सीवान 


94 


33 


महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुज० 


94 


34 


महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , आरा 


75 


35 


महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी 


74 


36 


महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा 


74 


74 


| महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया 
महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान , भागलपुर 


38 


63 


कुल - 76 
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

( ह० ) - अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 312- 571+ 100- डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


